रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 15 , 2017 / भाद्र 24 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15 , 2017 /BHADRA 24 , 1939 


सं . 2670 


No . 2670] 


NEW DELHI, 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14सितम्बर , 2017 
का . आ . 3050 ( अ ). - जबकि केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप -धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत 
सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, खंड - 3, उप - खंड (ii) में 
19 मई, 2017 को का . आ . 1673( अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतापुरामू जिले 
में रारा सं . 42 के किमी 4. 350 से किमी 76.000 ( अनंतापुरामू खंड ) के निर्माण ( चौड़ीकरण ) हेतु भूमि अपेक्षित है , 
के संबंध में उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन “ साक्षी " 
और " डेक्कन क्रोनिकल " दिनांकित 04 जून , 2017 में प्रकाशित किया गया है ; 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी को धारा 3ग की उप -धारा (1 ) अंतर्गत निर्धारित समय में किसी व्यक्ति से 
आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं ; 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। ( 3घ अनुसूची के अतिरिक्त भारत के राजपत्र में का . आ . 3507 ( अ ), दिनांकित 
19 मई, 2017 के तहत पहले से ही प्रकाशित ) । 

इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप 
धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा यह घोषणा करती है की उक्त अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा; 

और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 2 ) के अनुसरण में , एतद् 
द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
5724 GI/2017 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची-3घ (दूसरी अतिरिक्त ) 
आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुरामू जिले में रारा सं. 42 के किमी 4. 350 से किमी 76. 000 ( अनंतापुरामू जिला) खंड 
तक के भूमि के खंड में पड़ने वाली संरचना सहित अथवा संरचना के बगैर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का 
संक्षिप्त विवरण 
क्र . | जिले का । मंडल का गांव का सर्वे. सं . 
सं . नाम 

नाम नाम और उप - | भमि का भमि की . . 

भू-स्वामी/हितबद्ध 

एकड़ 
प्रभाग प्रकार प्रकृति 

व्यक्ति का नाम 


सं . 


2 


3 


4 


6 


___7 


8 


धर्मदाय 


529 - 2 


असिंचित 


_ 0. 01 


भूमि 


530 - 1 


__ पट्टा 

पट्टा 


531 - 1 


असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 


0. 27 
0 . 34 
0. 11 
0. 09 


पट्टा 


538 -2ए2 
538 - 2बी2 


पट्टा 


श्री सुब्रमण्य स्वामी 

वारु 
मकान स्थल 
मकान स्थल 
मकान स्थल 
मकान स्थल 
इंडियन ऑयल 
कारपोरेशन लि ., 
श्री राम, निरंजन 
सुपुत्र गोपाल शेट्टी , 

नंद गोपाल 
सुपुत्र वेंकटेशप्पा 
मकान स्थल 
मकान स्थल 


538 
2सी2 


___ पट्टा 


असिंचित 


0.08 


542- सी2 
542-डी2 
543 


पट्टा 
पट्टा 


असिंचित 
| असिंचित 


0. 30 
0. 52 


पट्टा 


असिंचित 0. 34 


मकान स्थल 


अनंतापुरामू या 

| उर्वा -कोंडा उर्वा-कोंडा 


ए1बी 


543 
सी2बी 


पट्टा 


असिंचित 


0. 15 


मकान स्थल 


545- 1 


असिंचित 
असिंचित 


0. 15 
0. 26 


546 - 1 


पट्टा 


547-1ए1 


पट्टा 


असिंचित 0.67 


547 


_ पट्टा 


असिंचित 1.12 


मकान स्थल 

मकान स्थल 
1 . नारायणस्वामी 
सुपुत्र वेंकटरमणप्पा 

2. के . मोहन 
सुपुत्र पेड्डा रामप्पा 

एम . वरलक्ष्मी 
पत्नी वेंकटेश्वरलू 
वज्जे गोविंदप्पा 
सुपुत्र मल्लेसप्पा 
जे . रंगनायकुलु 
सुपुत्र सुब्बैया 
मकान स्थल 
मकान स्थल 


1सी1 


548 - ए 


पट्टा 


असिंचित 


0.01 


551 -ए1 

551-बी1 
| 551 - डी1 । 


पट्टा 
पट्टा 
पटा 


असिंचित 0.13 
असिंचित 0.11 
असिंचित 
असिौ 

0. 13 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


| 552- 2बी वीएसपी असिंचित 0.01 


मकान स्थल 


562 
ए1बी 


___ पट्टा 


असिंचित 


0.02 


मकान स्थल 


562 
ए2बी 


___ पट्टा 


असिंचित 


0.03 


1. डी . रामप्रसाद 
चौधरी सुपुत्र 
रामचंद्र रेड्डी 
2. के. लक्ष्मण 

सुपुत्र रंगप्पा 
3. पिरम मल्लेसप्पा 

सुपुत्र बासप्पा 
1. पार्थसारथी 
माता नरा 
सरोजम्मा 
2. नरा शंकरैया 
सुपुत्र रमनजीनेयुलु 


562- सी1 


पट्टा 


असिंचित 


0. 09 


पट्टा 


मकान स्थल 


562 
ई1ए1 
562- ई2ए 


असिंचित 0.04 
असिंचित 0.15 


563 -2 


धर्मदाय 
भूमि 


असिंचित 


0.22 


564- 2 


पट्टा 


असिंचित 0.36 


मकान स्थल 

रचुती 
श्री वीरभद्र स्वामी 

वारु 
कामूर्ति गौरीशंकर 

सुपुत्र मल्लैया 
एल .विजय लक्ष्मी 
पत्नी लिंगारकर 
गंडोजी राव 
चंदा केसन्ना 
सुपुत्र पेड्डा 


566-1बी 


पट्टा 


असिंचित 0. 15 


पट्टा 


| असिंचित 


0.02 


वेंकटेशुलु 


मकान स्थल 


566-2बी 
अनंतापुरामू उर्वा-कोंडा | उर्वा- कोंडा 

567 - 2 ___ पट्टा 
570 

ए2बी 
| 570- ए3बी 

__ पट्टा 


| असिंचित 0.44 
असिंचित 0.23 


मकान स्थल 


असिंचित 


0. 20 


570-बी4बी 


पट्टा 


असिंचित 


0. 20 


मकान स्थल 
एल .विजय लक्ष्मी 
पत्नी लिंगारकर 

गुंडोजी राव 
1. नरसिम्हुलू 
सुपुत्र नरसिम्हुलू 
___ 2. एम. सी . 

कारीबासप्पा 
सुपुत्र नरसिम्हुलू 


598- ए2 


पट्टा 


असिंचित | 0. 40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


598- बी2 


पट्टा 


असिंचित 


0. 16 


एच . शेकारा बी 
पत्नी माबू साब 


599 - 2 


___ पट्टा 


असिंचित 0.23 


मकान स्थल 


600ए2 


पट्टा 


असिंचित | 0.01 


1. कुल्लयम्मा पत्नी 

रेड्डीमासी 
मुनिस्वामी 
2. रेड्डीमासी लक्ष्मी 
देवी पत्नी वेंकटेश 


605 
ए1बी 


___ असिंचित 


0.02 


रास्ता 


उप -जोड़ 


7.77 


38 अनंतापुरामू कुडेरु 


377 


वीएसपी वीएसपी 0. 02 


के मदन्ना सुपुत्र के . 

बोमन्ना 


उप -जोड़ 


0.02 


1. जी . रामकृष्णा 


114- 5बी 


पट्टा 


2. जी . 
असिंचित 0. 41 आदिनारायण रेड्डी 

सुपुत्र जी . 
नारायण रेड्डी 


1. जी . रामासुब्बा 


रेड्डी 


अनंतापुरामू अनंतापुरामू रचनापल्ली 


2. जी . वेंकटरमणा 


रेड्डी 


114-6बी 


पट्टा 


असिंचित 


0.12 


3. जी . गोविंदा रेड्डी 
सुपुत्र जी . चिन्ना 
सुब्बी रेड्डी 
4. आर. सिवरामी 


रेड्डी 


5 . आर. श्रीनिवास 
रेड्डी सुपुत्र आर. 
सुब्बारायुडू 


[ HT1 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. जी . रामकृष्णा 


114- 70 


i 


firea 


0. 09 


2.517 . 
| आदिनारायण रेड्डी 

सुपुत्र जी . नारायण 
रेड्डी 
3. जी . पेड्डा रेड्डी 
सुपुत्र जी . चंद्रयुदु 


34 -5ls 


0 .62 


कुल जोड़ 


8 . 41 


[41. Fİ. SR someCa - 12011/ 14 /2015-gy / f1 -7] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th September, 2017 
S .O . 3050( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, number S. O . 1673 (E ), dated the 19th May, 2017, published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) and Issued under Sub -section (1 ) of Section 3A of the National Highways act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire 
the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening) of National Highway 
No . 42 on the stretch of Land from Km . 4 . 350 to 76 .000 (Ananthapuramu Section ) in the district of 
Anantapuramu, in the State of Andhra Pradesh . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Sakshi" and in “ Deccan 
Chronicle ", dated the 04 June , 2017 , under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act. 


And whereas no objection has been made to the competent authority with in the period specified under 
sub - section (1) of section 3C . 


And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government. ( in additional to the 3 ( D ) schedule already published in the Gazette 
of India vide S .O . 3507 ( E ), Dated 22nd November 2016 and vide S .O . 1674 (E ), Dated 19th May, 2017 . 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the central Government here by declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose . 


And , further in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said act, the Central Government hereby 
declares that on the publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said schedule 
shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE - 3D (2nd Additional ) 


Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from 
KM . 4 /350 to KM . 76 /000 (Ananthapuramu District) Section in the District Ananthapuramu of National 
HighWay No. 42 in the State of Andhra Pradesh . 


Nature 


SI. 
No. 


Name of the Name of Name of 

District the Mandal the village 


Sy . No. & 
Sub - Division 


Type of 
land 


of 


Area in 
Acres 


Name of the Land 
Owner / Interested 

persons 


No. 


Land 


529- 2 


Dry 


0 .01 


Endowe 
ment land 

Patta 
Patta 
Patta 
Patta 


530 - 1 
531- 1 
538 -2A2 
538 -2B2 


Dry 
Dry 


0 . 27 
0 . 34 
0 . 11 
0.09 


Dry 
Dry 


538 - 2C2 


Patta 


Dry 


0 .08 


Patta 
Patta 


Patta 


542- C2 
542 -D2 
543- A1B 
543 -C2B 
545 - 1 
546 - 1 


Dry 
Dry 

Dry 
| Dry 

Dry 


0. 30 
0 .52 
0 .34 
0 . 15 
0 . 15 


10 


11 


Patta 
Patta 
Patta 


12 


| Dry 


0 .26 


Urava 
konda 


547 - 1A1 


Patta 


Dry 


0.67 


Anantha 
puramu 


Urava 
konda 


547 - 1C1 


Patta 


1.12 


Sri Subramanya Swamy 

Vaaru 
House Sites 
House Sites 
House Sites 

House Sites 
Indian Oil Corp . Ltd ., 
Sri Ram , Niranjan 
Slo Gopal Setty , 

Nanda Gopal 
S / o Venkatesappa . 

House Sites 
House Sites 
House Sites 
House Sites 
House Sites 

House Sites 
1. Narayanaswamy 
S / o Venkataramanappa 

2 . K .Mohan 
S /o Pedda Ramappa 

M .Varalakshmi 
W / o Venkateswarlu 
Vajje Govindappa 

S /o Mallesappa 
J. Ranganayakulu 
S / o Subbaiah 
House Sites 
House Sites 
House Sites 

House Sites 
1. D .Ramprasad 

Chowdary S /o 
Ramachandra Reddy 

2 . K .Lakshman 

S/o Rangappa 
3. Pyram Mallesappa 

S /o Basappa 
1. Parthasarathi 
M /o Narra Sarojjamma 
2 . Narra Shankaraiah 
S /o Ramanjineyulu 

House Sites 
House Sites 


548 - A 


Patta 


Dry 


0.01 


551- A1 


Patta 


Dry 


0 . 13 


18 
19 


551 -B1 
551 -D1 
552 -2B 
562 -A1B 


Patta 
Patta 
VSP 
Patta 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


0 . 11 
0 . 13 
0 .01 
0.02 


20 


562-A2B 


Patta 


Dry 


0 .03 


562 -C1 


Patta 


Dry 


0.09 


562- E1A1 
562- E2A 


Patta 
Patta 


Dry 
Dry 


0 . 04 
0. 15 


24 


Anantha - 


Urava- 


Urava - 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


puramu 


konda 


konda 


563-2 


Endowe 
ment land 


Dry 


0 .22 


564 -2 


Patta 


Dry 


0 . 36 


566 -1B 


Patta 


Dry 


0. 15 


78 


566 -2B 


Patta 


Dry 


0 .02 


29 


30 


567 - 2 
570 - A2B 
570 -A3B 


Patta 
Patta 
Patta 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


0 . 44 
0 . 23 
0 . 20 


31 


Rachuti 
Sri Veerabhadra swamy 

vaaru 
Kaamurthy 
Gowrishankar 

S /o Mallaiah 
L . Vijaya Lakshmi W / o 
Lingarkar Gundoji Rao 

Chanda Kesanna 
S /o Pedda Venkatesulu 

House Sites 
House Sites 

House Sites 
| L .Vijaya Lakshmi W /o 
Lingarkar Gundoji Rao 

1 . Narasimhulu 
S /o Narasimhulu 
2 . M .C .Karibasappa 
S /o Narasimhulu 
H .Shokara Bee 
W /o Mabu Sab 

House sites 
1. Kullayamma W /o 
ReddimasiMuniswamy 
2 . Reddimasi Lakshmi 
Devi W /o Venkatesh 

Rastha 


570 -B4B 


Patta 


0. 20 


598 -A2 


Patta 


0.40 


34 


598 - B2 


Patta 


0 . 16 


Dry 
Dry 


35 


599 - 2 


Patta 


0 .23 


600A2 


Patta 


Dry 


0.01 


605 - A1B 


Patta 


Anantha- 


Kuderu 


Kuderu 


377 


VSP 


Dry 
Sub - Total 

VSP 
Sub - Total 


0 . 02 
7.77 
0.02 
0. 02 


K Madanna S / o 
K .Bommanna 


puramu 


114 - 5B 


Patta 


Dry 


0.41 


Rachana 


na 


Anantha 
puramu 


Anantha 
puramu 


114 -6B 


| 


Patta 


Dry 


0.12 


palli 


1.G .Ramakrishna 
Reddy , 
2. G .Adinarayana 
Reddy S /o G .Narayana 
Reddy 
1.G .Ramasubba Reddy 
2 . G . Venkataramana 
Reddy 
| 3.G .Govinda Reddy S /o 
G .Chinna Subbi Reddy 
4 .R .Sivarami Reddy 
5 .R .Sreenivasa Reddy 
S /o R . Subbarayudu 

1.G .Ramakrishna 
Reddy 
2 .G .Adinarayana Reddy 
S /o G .Narayana Reddy 
3 .G .Pedda Reddy 

S /o G .Chandrayudu. 


114 - 7B 


Patta 


Dry 


0.09 


Sub - Total 


0 .62 
8 .41 


Grand Total 


[ F . No. RW /NH - 12011 /14 /2015 - AP / P - 7 ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2017.09. 18 18:57:04 + 05 30 


